रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D. L.- 33004 /99 


. 


. . 


HTH 


.:.. 


LLER 


. 


समामब -जगत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , जून 17 , 2015 / ज्येष्ठ 27 , 1937 
NEW DELHI, WEDNESDAY , JUNE 17 , 2015 /JYAISTHA 27, 1937 


सं . 1274] 
No. 1274] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 


नई दिल्ली , 17 जून , 2015 


का . आ . 1632 ( अ ). - आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख) के साथ 
पठित उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के 
लिए राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2) में उल्लिखित उक्त राष्ट्रीय समिति के द्वारा अनुमोदित 
संस्थानों को अधिसूचित करती है, तथा उक्त संस्थानों द्वारा चलाई जाने वाली विनिर्दिष्ट पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उक्त 
सारणी के कॉलम ( 3 ) में यथा उल्लिखित उनकी अनुमानित लागत को अनुमोदित करती है, तथा सारणी के कॉलम ( 4) में ऐसी लागत की 
अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती है जिसे उक्त धारा 35 क ग के तहत अनुमोदित अवधि के लिए कटौती के रूप में अनुमत किया 
जाना है, नामत : 

सारणी 
क्रम | संस्था का नाम 

परियोजना अथवा स्कीम और उसकी धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में 
अनुमानित लागत 

अनुमत की जाने वाली लागत की अधिकतम 

राशि एवं अनुमोदित अवधि 
(1) 

( 3 ) 
पेंगल समगा नाला ट्रस्ट , नं . 4 | पूवानम बालगृह और पुनर्वास | समिति ने वित्त वर्ष 2015- 16 के साथ शुरू होने 

| परियोजना 
ट्रस्ट कॉलोनी, पूना - मल्लई , | 

वाले तीन वर्षों अर्थात 2015 -16, 2016 -17 
1. 25 करोड़ रूपये 
तिरूवल्लूर , हाई रोड , 

और 2017 - 18 के लिए 1. 25 करोड़ रुपए की 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
ऐरनवोयल , चेन्नई - 602025 , 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
तमिलनाडु 
शुभम , अग्रवाल भवन , पहला 

अक्षम बच्चों के प्रयोग के लिए भवन की समिति ने वित्त वर्ष 2015 - 16 के साथ शुरू होने 

साज - सज्जा और पहुँचने योग्य परिदृय | वाले तीन वर्षों अर्थात 2015- 16, 2016- 17 
तल , जवाहर लाल रोड, | 
का विकास 

और 2017- 18 के लिए 1 . 60 करोड़ रुपए की 
2684 GI/ 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 ( ii )] 


मुजफ्फरपुर , बिहार - 842001 | 1.60 करोड़ रूपये 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
संवाद , 301 - ए , उर्मिला | देवधर जिला , झारखंड राज्य , भारत में | समिति ने वित्त वर्ष 2015 -16 के साथ शुरू होने 
एन्क्लेव , पीस रोड, लालपुर , 23 गांवों में जलवायु के अनुकूल वाले तीन वर्षों अर्थात 2015- 16, 2016-17 

आजीविका का संवर्धन करना 
रांची- 834001 , झारखंड 

और 2017 -18 के लिए 7 .33 करोड़ रुपए की 
7. 33 करोड़ रूपये 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
जीवन सुरक्षा चेरिटेबल | जीवन सुरक्षा परियोजना 

समिति ने वित्त वर्ष 2015- 16 के साथ शुरू होने 
सोसायटी , प्लाट सं०15, भारत | 8. 00 करोड़ रूपये 

वाले तीन वर्षों अर्थात 2015 - 16, 2016 - 17 
नगर, पुराणिक लेआउट , 

और 2017 -18 के लिए 8. 00 करोड़ रुपए की 
अमरावती रोड, नागपुर 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
440033 ( महाराष्ट्र ) 
शिवनंदा सेंटीनरी बॉयज | स्वामी शिवनंदा विद्याधन परियोजना समिति ने वित्त वर्ष 2015- 16 के साथ शुरू होने 
हाईस्कूल , चदांना विहार , | 692 .06 लाख रूपये 

वाले तीन वर्षों अर्थात 2015-16, 2016-17 
खांडगिरी, भुवनेश्वर- 751030 , 

और 2017 - 18 के लिए 692 .06 लाख रुपए की 
जिला खोरदा ( ओडिशा ) 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
जीवन ज्योति संस्थान , जी टी | सामान्य अस्पताल और केंसर का पता | समिति ने वित्त वर्ष 2015- 16 के साथ शुरू होने 
रोड , तहसील कोल , अलीगढ़- | लगान आर उपचार कद्र , खर राड , 

| लगाने और उपचार केंद्र , खैर रोड , | वाले तीन वर्षों अर्थात 2015- 16, 2016- 17 
202001 लोधा , जिला अलीगढ़ 

और 2017 -18 के लिए 1892. 31 लाख रुपए की 
1892. 31 लाख रूपये 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
माडर्न एजुकेशनल , सोशल और | शैक्षिक छात्रवृत्तियां 

समिति ने वित्त वर्ष 2015- 16 के साथ शुरू होने 
कल्चरल आर्गेनाइजेशन (मेस्को ), || 1. 44 करोड़ रूपये 

वाले तीन वर्षों अर्थात 2015- 16, 2016- 17 
नटलवाल बिल्डिंग , 110 वीएस 

और 2017 -18 के लिए 1. 44 करोड़ रुपए की 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
रोड , माहिम , मुम्बई - 400016 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
श्री राधा दामोदर सेवा आश्रम , | श्री राधा दामोदर धर्मार्थ स्कूल , गोवर्धन | समिति ने वित्त वर्ष 2015- 16 के साथ शुरू होने 
लटेरिया हनुमान के निकट . | 3. 31 करोड़ रूपये 

वाले तीन वर्षों अर्थात 2015 - 16, 2016 - 17 

और 2017 -18 के लिए 3. 31 करोड़ रुपए की 
राधाकुंड , जवाती परिक्रमा मार्ग , 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
गोवर्धन , मथुरा , उत्तर प्रदेश 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
281502 
| आर आर एजुकेशन सोसायटी , प्राथमिक , जूनियर हाईस्कूल का विस्तार 

समिति ने वित्त वर्ष 2015- 16 के साथ शुरू होने 
प्लॉट न० 78 घाटगे लेआऊट | (कमजोर वर्ग को गुणवत्ता वाली शिक्षा | वाले तीन वर्षों अर्थात 2015 - 16, 2016 - 17 
( कान्ता कॉलोनी), रेलवे गेट के | मुफ्त प्रदान की गई ) 

और 2017- 18 के लिए 549. 00 लाख रुपए की 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
निकट , अफजलपुर रोड , 
549 .00 लाख रुपए 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
कालाबुरागी जिला -585103, 
कर्नाटक राज्य 
जीवन ज्योति सेवा संस्थान सीकर और पड़ोसी क्षेत्र में निर्धन समिति ने वित्त वर्ष 2015 -16 के साथ शुरू होने 
( जेजेएसएस ), कपिल अस्पताल | 

विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के | वाले तीन वर्षों अर्थात 2015 - 16, 2016 - 17 
के सामने , नीम का थाना , विकास के लिए कार्यक्रम 

और 2017- 18 के लिए 33 लाख रुपए की 
33 लाख रुपए 
सीकर -332713 (राजस्थान ) 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
मजेस्टिक स्वैच्छिक संगठन . | महिला और युवा कौशल विकास और | समिति ने वित्त वर्ष 2015 - 16 के साथ शुरू होने 
नरवाणा, गवर्नमेंट ब्यॉज | 

सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम वाले तीन वर्षों अर्थात 2015- 16, 2016- 17 

1353 लाख रूपये 
हाईस्कूल , श्रीनगर, कश्मीर 

और 2017-18 के लिए 1353 लाख रूपये की 
अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
अनुमोदन की सिफारिश की । 


8 


9 . 


10 . 


11 . 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


14. | अ 


12. मेस्को एजुकेशन सोसायटी , हमारे व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए समिति ने वित्त वर्ष 2015- 16 के साथ शुरू होने 
नटलवाल , बिल्डिंग , 110 , 

परिसर खरीदना और इस गतिविधि को | वाले तीन वर्षों अर्थात 2015- 16, 2016- 17 

आयोजित करने / बनाए रखने के लिए 
वीएस रोड , माहिम , मुम्बई 

और 2017- 18 के लिए 2. 97 करोड़ रुपए की 
2.97 करोड़ रुपए 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
400016, महाराष्ट्र 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
श्री दबादासाहिब , गवाई | विदर्भ में वंचित क्षेत्र में तकनीकी , समिति ने वित्त वर्ष 2015- 16 के साथ शुरू होने 
चेरिटेबल ट्रस्ट , श्याम नगर , | व्यावसायिक और चिकित्सा शिक्षा . | वाले तीन वर्षों अर्थात 2015 - 16, 2016 - 17 
अमरावती - 444605, महाराष्ट्र अस्पताल सुविधाएं 

और 2017- 18 के लिए 62. 30 करोड़ रुपए की 
62. 30 करोड़ रुपए 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
| अरूणोदय शिक्षण समिति , स्वास्थ्य , शिक्षा और साक्षरता समिति ने वित्त वर्ष 2015 -16 के साथ शुरू होने 
डोंगरगांव , हरिओम नगर, वार्ड | जागरूकता कार्यक्रम 

वाले तीन वर्षों अर्थात 2015- 16, 2016- 17 

और 2017 - 18 के लिए 7 .00 करोड़ रुपए की 
नं० 8, डोंगरगांव, जिला 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
राजनंदगांव, 

7.00 करोड़ रुपए 
छत्तीसगढ़ 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
491661 
15. | महर्षि अरविंद फाउंडेशन , 122 . | पीडीएल -स्वंय विकास की अकादमी समिति ने वित्त वर्ष 2015- 16 के साथ शुरू होने 
मधानी एस्टेट , सेनापति बापट 4. 33 करोड़ रूपये 

वाले तीन वर्षों अर्थात 2015- 16, 2016- 17 
मार्ग, दादर (पश्चिम ), मुम्बई 

और 2017 - 18 के लिए 4. 33 करोड़ रुपए की 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
400028 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
16 . | श्री कांची कामकोटी मेडिकल | विजन 2020 

समिति ने वित्त वर्ष 2015 -16 के साथ शुरू होने 
ट्रस्ट , 16- संकारा आंखों का | 141.58 करोड़ रूपये 

वाले तीन वर्षों अर्थात 2015 - 16, 2016 - 17 
अस्पताल स्ट्रीट , शिवनंदापुरम , 

और 2017 - 18 के लिए 141. 58 करोड़ रुपए की 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
साथी रोड, कोयम्बटूर -641035 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
मराठा विद्या प्रसारक समाज, | गैर अनुदान वाले स्कूलों और कॉलेजों का | समिति ने वित्त वर्ष 2015 -16 के साथ शुरू होने 
शिवाजी नगर , गंगापुर रोड , 

निर्माण , महाराष्ट्र के नासिक जिले में | वाले तीन वर्षों अर्थात 2015- 16, 2016 - 17 
नासिक- 422002 , महाराष्ट्र 

शिक्षा के लिए गुणवत्ता वाला प्लेटफार्म | और 2017 - 18 के लिए 12. 06 करोड़ रुपए की 

और सक्षम विस्तार के लिए अध्यापन | अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
स्टाफ की संधारणीयता 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
12. 06 करोड़ रुपए 
18. | धारित्री ट्रस्ट ( आर ), 3, चौदहवां धारित्री ट्रस्ट 

| समिति ने वित्त वर्ष 2015 - 16 के साथ शुरू होने 
मेन , सोलह और सत्रह क्रॉस के 

वाले तीन वर्षों अर्थात 2015-16, 2016-17 
बीच, मालेश्वरम , बंगलौर 

18. 99 करोड़ रुपए ( पूंजीगत व्यय के | और 2017 - 18 के लिए 18. 99 करोड़ रुपए 

लिए 11. 09 करोड़ रूपये और चलाने | ( पूंजीगत व्यय के लिए 11. 09 करोड़ रूपये और 
560055 

तथा अनुरक्षण के लिए 7 . 90 करोड | चलाने तथा अनुरक्षण के लिए 7. 90 करोड रूपये ) 
रूपये ) 

की अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
19. | मानव सेवक एजुकेशनल एंड | ( 1) क्षमता निर्माण के माध्यम से | समिति ने वित्त वर्ष 2015-16 के साथ शुरू होने 
मेडिकल रिसर्च फाऊंडेशन | महिला 

सशक्तिकरण | वाले तीन वर्षों अर्थात 2015- 16, 2016- 17 
( मसेमरफ ), 8/ 14 अहमद सेलर | (डब्ल्यूईएसडीसीबी ) 

और 2017 -18 के लिए 4.94 करोड़ रुपए की 
बिल्डिंग . सदानंद जाधव मार्ग. | ( 2 ) बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए | अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
नायगांव , दादर , मुम्बई 

युवा कौशल विकास ( वाईएसडीबीईओ) | अनुमोदन की सिफारिश की । 

( 3) बाल विकास कार्यक्रम ( बालनगन ) 
400014 ( महाराष्ट्र ) 

4. 94 करोड़ रुपए 
20. सेंट्रल हिंदु मिलिटरी एजुकेशन | लड़कियों के लिए बोनसाला सैनिक स्कूल | समिति ने वित्त वर्ष 2015 -16 के साथ शुरू होने 
सोसायटी, बोनसाला भवन , राम | और लड़कियों के लिए नर्सिंग कॉलेज वाले तीन वर्षों अर्थात 2015-16, 2016 - 17 

27 . 47 करोड़ रुपए 
भूमि , डॉ० मूंजी मार्ग, नासिक 

और 2017 -18 के लिए 27. 47 करोड़ रुपए की 
422005 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 


17 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( ii ) ] 


22. 


अनुमोदन की सिफारिश की । 
21. किड क्लब फाऊंडेशन संस्थान , | कमजोर वर्ग के लिए किड क्लब स्कूल का | समिति ने वित्त वर्ष 2015- 16 के साथ शुरू होने 

कोटि उन्नयन और विस्तार। 
सुमेर नगर विस्तार, धनवंतरी 

वाले तीन वर्षों अर्थात 2015- 16, 2016- 17 
अस्पताल के सामने , न्यू सांगानेर 

और 2017- 18 के लिए 576.66 लाख रुपए की 
576. 66 लाख रुपए 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
रोड, मानसरोवर, जिला जयपुर , 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
राजस्थान - 302020 
जन साहस सामाजिक विकास | ग्रामीण और शहरी स्लम में रहने वालों | समिति ने वित्त वर्ष 2015 - 16 के साथ शुरू होने 
सोसायटी , चौदह मिली रोड , के लिए व्यापक स्वास्थ्य , स्वच्छता , | वाले तीन वर्षों अर्थात 2015- 16, 2016- 17 
डाकखाना बालघर , देवास - | 

| शिक्षा और कौशल विकास प्रशिक्षण और 2017 -18 के लिए 12. 25 करोड़ रुपए की 
455001 ( म. प्र .) कार्यक्रम प्रदान करने के लिए 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
12. 25 करोड़ रुपए 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
23. अपंग मानव मंडल , डॉ० विक्रम | ( 1) गुणवत्ता वाली शिक्षा का ग्रेड | समिति ने वित्त वर्ष 2015- 16 के साथ शुरू होने 

साराभाई रोड. अटीरा अंबावाडी | बढ़ाना , सुधार , शारीरिक रूप से | वाले तीन वर्षों अर्थात 2015 - 16, 2016- 17 
के पीछे, अहमदाबाद- 380015 

विकलांग विद्यार्थियों के लिए मौजूदा | और 2017 - 18 के लिए 230. 00 लाख रुपए की 
प्राथमिक स्कूल , सेकेंडरी स्कूल और | 

| अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
उच्चतर माध्यमिक स्कूल का नवीकरण 

| अनुमोदन की सिफारिश की । 
और अनुरक्षण 
( 2 ) शारीरिक रूप से विकलांग 
विद्यार्थियों के लिए उच्चतर माध्यमिक 
स्कूल - कक्षा xi और Xii का विस्तार 
और अनुरक्षण 
( 3) सामुदायिक हॉल/ ऑडिटोरियम 
का निर्माण और इसका अनुरक्षण 
( 4) हमारे संस्थान में लिए गए 
शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों पर 
अनुसंधान कार्य । मुफ्त निदान कैंप , 
फिजीओथेरेपी केंद्र के लिए उपचार और 
कृत्रिम अंगों , कैलीपर और अक्षमता 
सहायता उपस्कर का वितरण और 
उपचार। बच्चों का फिजीओथेरेपी केंद्र , 
श्रव्य और बोलने की भाषा का पथालजी 
केंद्र और इसका अनुरक्षण । । 
( 5 ) मानसिक रूप से विकलांगों 
सहित शारीरिक रूप से विकलांगों के 
लिए दिन में देखभाल के केंद्र का विस्तार 

और अनुरक्षण । 
( 6 ) शारीरिक रूप से विकलांगों के 
लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से 
रोजगार के अवसरों का सृजन । 

230 . 00 लाख रूपये 
24. | स्वामी विवेकानंद सामाजिक | कुडालौर में निम्न लागत का डायलसिस समिति ने वित्त वर्ष 2015- 16 के साथ शुरू होने 
सेवा केंद्र , 32 प्रथम तल , डॉ० | केंद्र 

वाले तीन वर्षों अर्थात 2015- 16, 2016- 17 
बेसेंट रोड, विवेकानंद लियम |- 140 लाख रूपये 

और 2017 -18 के लिए 140. 00 लाख रुपए की 
ट्रिपलीकेन , चेन्नई- 600005 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
हमदले हार्ट फाऊंडेशन , केडी | वर्तमान गतिविधियों का विस्तार समिति ने वित्त वर्ष 2015- 16 के साथ शुरू होने 
शॉपिंग सेंटर , दुकान नं0 9/ 10 , 

वाले तीन वर्षों अर्थात 2015 - 16, 2016- 17 
सागर होटल के सामने , 25. 34 करोड़ रूपये 

और 2017 - 18 के लिए 25 . 34 करोड़ रुपए की 
अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


233/ 234, बेलासिस रोड , 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
नागदा जंक्शन , मुम्बई- 400008 
26. | बच्चों के लिए बाई जेरबाई | चिकित्सीय निदान केंद्र और मोबाईल | समिति ने वित्त वर्ष 2015 -16 के साथ शुरू होने 
वाडिया अस्पताल , आचार्य डोंडे | चिकित्सा यूनिट 

वाले तीन वर्षों अर्थात 2015- 16, 2016 - 17 
मार्ग, परेल- 400012. जिला | 1947 .76 लाख रूपये 

और 2017 -18 के लिए 1947.76 लाख रुपए 

की अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
मुम्बई, महाराष्ट्र 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
27 . लाईफ इंप्रूवमेंट मेंबर्स ओडिशा के नबरंगपुर जिले में विकलांग समिति ने वित्त वर्ष 2015- 16 के साथ शुरू होने 

एसोसिएशन (लीमा) , आशीष बच्चों के लिए गृह , रिहायशी स्कूल , वाले तीन वर्षों अर्थात 2015- 16, 2016-17 
भवन . डाकखाना /जिला - | व्यवसायिक प्रशिक्षण और स्वास्थ्य की | और 2017 - 18 के लिए 17 करोड़ रुपए की 

देखभाल की स्थापना - पुनर्वास केंद्र की | अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
नबरंगपुर, ओडिशा-764059 
स्थापना 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
17 करोड़ रूपये 
28. गरिया स्वयं सेवी संस्थान , एस - | निवारण , संरक्षण और अभियोजन के | समिति ने वित्त वर्ष 2015 - 16 के साथ शुरू होने 

395 खजूरी कॉलोनी , वाराणसी, माध्यम से मानव तस्करी को समापत | वाले तीन वर्षों अर्थात 2015 - 16, 2016 - 17 
उत्तर प्रदेश करना 

और 2017 -18 के लिए 4.77 करोड़ रुपए की 
4. 77 करोड़ रूपये 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
अनुमोदन की सिफारिश की । 


II. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2015- 16, 2016- 17 तथा 2017- 18 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए और उक्त सारणी 
के क्रम सं . 1 से 28 पर उल्लिखित परियोजनाओं या स्कीमों की बाबत प्रवृत्त रहेगी । 

[ सं . 164/ 2015/ फा . सं . वी . 27015/ 2/ 2015 - एस ओ ( रा . स .)] 

मक्खन लाल मीना , उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th June , 2015 
S . O . 1632 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (I) read with clause (b ) of the Explanation 
to Section 35 AC of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, on the recommendation of the 
National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare , hereby notifies the institutions approved by the said 
National Committee ,mentioned in column (2 ) of the Table below , and approves the eligible projects or schemes specified 
to be carried on by the said institutions and the estimated cost thereof as mentioned in column ( 3 ) of the said Table , and 
also specifies in the column (4 ) of the Table the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under 
the said section 35 AC for the period of approval, namely: 

TABLE 
Serial Name of the Institution 

Project or scheme and Maximum amount of cost to be allowed 
No . 

estimated cost thereof 

as deduction under section 35AC and 

period of approval 
( 2 ) 

( 3 ) 
Pengal Samooga Nala Trust Poovanam Children Home & The Committee recommended approval 
No. 4 Trust colony, | Rehabilitation Project. 

for the project at the estimated cost of 
Poonamalle Thiruvallur High | Rs. 1. 25 crore. 

Rs. 1 . 25 crore for three financial years 
Road, 

commencing with financial year, 2015 - 16 
Aranvoyal, Chennai - 602025 

i. e., 2015- 16, 2016 - 17 and 2017 -18. 
Tamilnadu . 
Shubham, 

Furnishing a building and The Committee recommended approval 
Agarwal Bhawan, First Floor, | accessible 

landscape for the project at the estimated cost of 
Jawahar Lal Road , development for the use of Rs. 1.60 crore for three financial years 
Muzaffarpur , Bihar- 842001. children with disabilities. commencing with financial year, 2015 - 16 

Rs. 1. 60 crore. 

i. e., 2015 -16 , 2016- 17 and 2017 -18. 


( 4 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 ( ii )] 


Samvad 

Promoting Climate Resilient The Committee recommended approval 
301 - A , Urmila Enclave ,Peace Livelihood In 23 Villages In for the project at the estimated cost of Rs. 
Road , 

Deoghar District, Jharkhand 7 .33 crore for three financial years 
Lalpur, Ranchi-834001 

State , India 

commencing with financial year, 2015 - 16 
Jharkhand . Rs. 7 .33 Crore . 

i.e ., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
Jeevan Suraksha Charitable Jeevan Suraksha Project The Committee recommended approval 
Society , 

Rs.8 .00 Crore . 

for the project at the estimated cost of Rs. 
Plot No. 15 , Bharat Nagar, 

8 .00 crore for three financial years 
Puranik Layout, Amravati Road , 

commencing with financial year , 2015 - 16 
Nagpur – 440033 (Maharashtra ). 

i.e., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
Sivanandaa Centenary Boys Swami Sivananda Vidyadan The Committee recommended approval 
High School At Chdananda Project 

for the project at the estimated cost of Rs. 
Vihar,Khandagiri, 

Rs. 692.06 Lakhs. 

692. 06 Lakhs for three financial years 
Bhubaneshwar - 751030 

commencing with financial year , 2015 - 16 
Distt.Khordha (Odisha ) . 

i.e., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
Jeevan Jyoti Sansthan General Hospital & Cancer The Committee recommended approval 
G . T . Road , Tehsil Kol, Aligarh | Detection Treatment Centre , for the project at the estimated cost of Rs. 
202001. 

Khair Road , Lodha , District 1892. 31 lakh for three financial years 
Aligarh . 

commencing with financial year, 2015 - 16 
Rs. 1892 .31 Lakh . 

i.e ., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
Modern Educational Social & Educational Scholarships . The Committee recommended approval 
Cultural Organization (Mesco ) 

for the project at the estimated cost of Rs. 
Natalwal Building , 110 , V . S . Rs. 1.44 Crore . 

1.44 crore for three financial years 
Road , Mahim , 

commencing with financial year , 2015 - 16 
Mumbai- 400016 . 

i.e., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
Shri Radha Damodar Sewa Shri Radha Damodar The Committee recommended approval 
Ashram 

Charitabale 

School, for the project at the estimated cost of Rs. 
Near Luteriya Hanuman , Goverdhan . 

Rs. 3.31 crore for three financial years 
Radhakund , 

Rs. 3 .31 crore . 

commencing with financial year , 2015 - 16 
Jawati Parikarma Marg , 

i.e., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
Goverdhan , 
Mathura , Uttar Pradesh - 281502 . 
R . R . Education Society, Expansion of Primary, Junior The Committee recommended approval 
Plot Not.78, Ghatage Layout High School ( Provided free for the project at the estimated cost of. 
(Kanta Colony ), near Railway quality education to weaker Rs.549 .00 Lakh for three financial years 
Gate , Afzalpur Road , Kalaburagi section ). 

commencing with financial year , 2015 - 16 
District - 585103 , Karnataka Rs. 549. 00 Lakh . 

i.e ., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
State . 
Jeevan Jyoti Sewa Sansthan Programme for Development The Committee recommended approval 
( JJSS ) 

of Higher Education for poor for the project at the estimated cost of Rs. 
In front of Kapil Hospital, Neem students in Sikar & 33 lakhs crore for three financial years 
Ka Thana , Neighboring region . 

commencing with financial year, 2015 - 16 
Sikar- 332713 ( Rajasthan ). 

i.e., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 

Rs. 33 lakhs. 
| Majestic Voluntary Organization Women And Youth Skill | The Committee recommended approval 
Narwana , Govt . Boys High Development 

And for the project at the estimated cost of 
School, 

Empowerment Training Rs. 1353 lakh for three financial years 
Srinagar, Kashmir . 

Programme. 

commencing with financial year, 2015 - 16 

i.e ., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
Rs. 1353 lakh . 


10 


[ 4T1 II - 205 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


12 


Mesco Education 
Natalwals 
110 , V . S . Road , 
Mumbai- 400016 
Maharashtra . 


Society 
Building, 
Mahim , 


Purchasing premises for our 
Vocational Training Centre 
and conducting/ sustaining this 
activity . 
Rs. 2 . 97 crore . 


The Committee recommended approval 
for the project at the estimated cost of Rs. 
2. 97 crore for three financial years 
commencing with financial year , 2015 - 16 
i.e., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 


13 


14 


Shri Dabadasaheb Gawai Technical, Vocation & The Committee recommended approval 
Charitable Trust, Shyam Nagar Medical Eucation , Hospital for the project at the estimated cost of 
Amravati -444605 

Facilities In Deprived Region Rs.62.30 crore for three financial years 
Maharashtra . 

In Vadarbha . 

commencing with financial year, 2015 - 16 

i. e ., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 

Rs. 62. 30 Crore . 
Aurnodaya Shikshan Samiti Health , Education & Literacy The Committee recommended approval 
Dongargaon 

Awareness Programme. 

for the project at the estimated cost of 
Hariom Nagar, Ward No.8 , 

Rs.7 .00 crore for three financial years 
Dongargaon , Distt- Rs. 7 .00 crore . 

commencing with financial year, 2015 - 16 
Ranjandgaon , 

i.e., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
Chattisgarh - 491661. 
Maharishi Arvind Foundation PDL - Academy Of Self The Committee recommended approval 
122 , Madhani Estate , Senapati Development. 

for the project at the estimated cost of 
Bapat Marg Rs. 4 . 33 crore . 

Rs. 4 .33 crore for three financial years 
Dadar (west) Mumbai-400028. 

commencing with financial year, 2015 

16 i.e., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
Sri Kanchi Kamakoti Medical Vision 2020 . 

The Committee recommended approval 
Trust 

for the project at the estimated cost of 
16 - Sankara Eye Hospital Street, Rs. 141.58 Crore . 

Rs. 141.58 crore for three financial years 
Sivanandapuram , Sathy Road , 

commencing with financial year, 2015 - 16 
Coimbatore -641035 . 

i.e., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
Maratha Vidya Prasarak Samaj Construction Of Non -Granted The Committee recommended approval 
Shivaji Nagar , Gangapur Road , Schools And Colleges , for the project at the estimated cost of 
Nashik -422002 

Sustaninability Of The Rs. 12.06 crore for three financial years 
Maharashtra . 

Teaching Staff For Expansion commencing with financial year, 2015 - 16 
Of Competent & Quality | i.e., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
Platform for Education 
Innashik District of 
Maharashtra . 
Rs. 12 .06 crore . 


16 


19 


Dharithree Trust (R ) | DHRITHREE TRUST . | The Committee recommended approval 
3 , 14th Main , Between 16th 

for the project at the estimated cost of 
And 

17th Cross , Rs. 18 .99 crore (Rs. 11 .09 Rs. 18 .99 crore ( Rs. 11.09 crore for capital 
Malleswaram , Bangalore crore for capital expenditure expenditure plus Rs. 7 .90 crore running 
560055. 

plus Rs . 7. 90 crore running and maintenance ) for three financial years 
and maintenance ). 

commencing with financial year, 2015 - 16 

i.e., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
| Manav Sevak Educatinal And ( 1 )Women Empowerment | The Committee recommended approval 
Medical Research Foundation through skill development and for the project at the estimated cost of 
(Msemrf) 

capacity building (WESDCB ) Rs. 4. 94 crore for three financial years 
8 / 14 , Ahmad Sailor Building, (2 ) Youth Skill Development commencing with financial year, 2015 - 16 
Sadanand Jadhav Marg, for better employment i.e., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
Naigaum Dadar Mumbai opportunity (YSDBEO ) 
400014 (Maharashtra ). 

( 3 ) Child Development 
Program (Balangan ). Rs. 4 .94 
crore . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 ( ii )] 


22 


| Central Hindu Military | Bhonsla Military School The Committee recommended approval 
Education 

Society Girls & Nursing College for for the project at the estimated cost of 
Bonsala Bhavan , Rambhoomi, Girls . 

Rs.27 .47 crore for three financial years 
Dr. Moonje Marg, Nasik - 

commencing with financial year, 2015 - 16 
422005 . 

Rs. 27.47 crore . 

i.e., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
Kids Club Foundation Sansthan Upgrade and Expansion of The Committee recommended approval 
Sumer Nagar Vistar , Kids Club School for Weaker for the project at the estimated cost of 
Opp . Dhanwantari Hospital, Section. 

Rs.576 .66 lakh for three financial years 
New Sanganer Road , 

commencing with financial year, 2015 - 16 
Masarovar, District Jaipur, Rs. 576 .66 lakh. 

i.e., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
Rajasthan - 302020 . 
Jan Sahas Social Development Providing comprehensive The Committee recommended approval 
Society 

health , sanitation education for the project at the estimated cost of 
14 , Milli Road , Post : Balghar, and skill development training Rs. 12 . 25 crore for three financial years 
Dewas - 455001 ( M .P .). 

programs to rural and urban commencing with financial year, 2015 - 16 
slum dwellers . 

i.e., 2015 - 16 , 2016 -17 and 2017 - 18 . 

Rs. 12 . 25 Crore . 
Apang Manav Mandal ( 1 ) Upgradation , 

The Committee recommended approval 
Dr. Vikaram Sarabhai Sarabhai Improvement Of Quality for the project at the estimated cost of 
Road , 

Education , Renovation & Rs .230 .00 lakh for three financial years 
B / H 

Atira 

Maintenance Of Existing commencing with financial year, 2015 
Ambawadi, Ahmedabad Primary School, Secondary 16 i.e., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
380015 . 

School & Higher Secondary 
School For Physically 
Challenged Students . 

Extension & 
Maintenance Of Higher 
Secondary School -Std . Xi & 
Xii For Physically 
Handicapped Students 
( 3) Construction Of 
Community Hall / Auditorium 
& Its Maintenance 
( 4 ) Research Work On 
Physically Challenged 
Children Admitted In Our 
Institution . Free Diagnostic 
Camps, Treatment And 
Distribution of Artificial 
Limbs, Calipers And 
Disability Aids, Equipments 
For Physiotherapy Centre 
Pediatric Physiotherapy 
Centre Audio & Speech 
Language Pathology Centre 
And It s Maintenance . 
(5 ) Extension and 
Maintenance Of Day Care 
Centre For Physically 
Handicapped Including 
Mental 

Disability . 
(6 ) Creation Of Employment 
Opportunities Through 
Vocational Training For 
Physically Handicapped . 

Rs. 230 . 00 lakh . 
Swami Vivekannda Social Low Cost Dialysis Centre at The Committee recommended approval 
Service 

Centre Cuddalore . 

for the project at the estimated cost of 
New 32 , First Floor, Dr, Besant Rs. 140 lakhs . 

Rs. 140 lakh for three financial years 
Road, Vivekananda liiam 

commencing with financial year, 2015 
Triplicane, Chennai-60005 . 

16 i.e ., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 


24 


[ 4T1 II - 205 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


25 


26 


Hamdulay Heart Foundation Expansion of the present The Committee recommended approval 
Kedy Shopping Centre , Shop activities. 

for the project at the estimated cost of 
No. 9 / 10 , 

Rs. 25. 34 crore . 

Rs. 25 . 34 crore for three financial years 
Opposite Hotel Sagar, 

commencing with financial year, 2015 
233 /234 ,Bellasis Road , 

16 i.e., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017- 18 . 
Nagada Junction , Mumbai 
400008. 
Bai Jerbai Wadia Hospital for Medical Diagnostic Centre | The Committee recommended approval 
Children Achary Donde Marg, and Mobil Medical Unit. for the project at the estimated cost of 
Parel- 400012 

Rs. 1947.76 lakh 

Rs. 1947. 76 lakh for three financial years 
District Mumbai, Maharashtra . 

commencing with financial year, 2015 

16 i.e ., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
Life Improvement Members Establishment of Home for The Committee recommended approval 
Association 

(LIMA) differently able children , for the project at the estimated cost of Rs. 
At- Ashish Bhawan , PO /Dist residential school, vocational 17 crore for three financial years 
Nabarangpur, 

training and health care commencing with financial year, 2015 - 16 
Odidha -764059 . 

rehabilitation centre in i.e ., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
Nabarnagpur District of 
Odisha . 

Rs. 17 Crore . 
Guria Swayam Sevi Sansthan Ending Human Trafficking The Committee recommended approval 
S -/395 , Khajuri Colony, through 

prevention , for the project at the estimated cost of 
Varanasi, 

Uttar protection and prosecution . Rs. 4 .77 crore for three financial years 
Pradesh . 

Rs. 4 .77 crore. 

commencing with financial year, 2015 
16 i.e., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 


II. This notification shall remain in force for a period of three years in relation to financial years 2015 - 16 , 2016 - 17 
and 2017 - 18 in respect of the projects or schemes mentioned at serial numbers 1 to 28 of the Table above. 

[No. 164 / 2015 / F .No. V . 27015 /2 /2015 -SO (NAT.COM ) 
MAKKHAN LAL MEENA , Dy. Secy . (National Committee ) 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


